मेरा नया चश्मा 


केट 


मेरा नया चश्मा 


केट 


अपने नए चश्मे से , 
मैं देख सकता हूँ 
मेज पर रखा है - 
मेरे लिए कुछ खास! 


अपने नए चश्मे से , 
मैं देख सकता हूँ 
भाई को कुर्सी पर , 
मेज पर रखा है 
मेरे लिए कुछ खास! 


अपने नए चश्मे से , 
मैं देख सकता हूँ, 
टोकरी में कुत्ता , 
भाई को कुर्सी पर , 
मेज पर रखा है - 
मेरे लिए कुछ खास ! 


अपने नए चश्मे से , 
मैं देख सकता हूँ, 
खिड़की में बिल्ली, 
टोकरी में कुत्ता , 
भाई को कुर्सी पर , 
मेज पर रखा है - 
मेरे लिए कुछ खास! 


अपने नए चश्मे से, 
मैं देख सकता हूँ , 
बगीचेमें माँ , 
खिड़की में बिल्ली, 
टोकरी में कुत्ता , 
भाई को कुर्सी पर , 
मेज पर रखा है - 
मेरे लिए कुछ खास ! 


अपने नए चश्मे से , 
मैं देख सकता हूँ, 
दरवाजे पर पिताजी, 
बगीचे में माँ , 
खिड़की में बिल्ली, 
टोकरी में कुत्ता, 
भाई को कुर्सी पर , 
मेज पर रखा है 
मेरे लिए कुछ खास ! 


अपने नए चश्मे से , 
मैं देख सकता हूँ, 
हवा में उड़ती मधुमक्खी, 
दरवाजे पर पिताजी , 
बगीचे में माँ , 
खिड़की में बिल्ली, 
टोकरी में कुत्ता, 
भाई को कुर्सी पर , 
मेज पर रखा है - 
मेरे लिए कुछ खास! 


अपने नए चश्मे से , 
मैं देख सकता हूँ , 
खिड़की से बाहर मधुमक्खी को , 
दरवाजे पर पिताजी , 
बगीचे में माँ , 
खिड़की में बिल्ली, 
टोकरी में कुत्ता , 
भाई को कुर्सी पर , 
मेज पर रखा है - 
मेरे लिए कुछ खास! 


15 


समाप्त 


WOW ! 


16 


